रजिस्ट्री सं. डीएल--(एन) 04/0007/2003--24 


Rita = 


The Gazette of Gndia 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-20012024-251525 
CG-DL-W-20012024-251525 


Sree) WEEKLY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24 


LIstda 


सं. 3] नई दिल्‍ली, शनिवार, जनवरी 20---जनवरी 26, 2024 (पौष 30, 1945) 
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20—JANUARY 26, 2024 (PAUSA 30, 1945) 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


विषय-सूची 


पृष्ठ सं, 
भाग 1--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा 
Paced से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, .............. 13 
भाग 1--खण्ड-2-..( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई सरकारी अधिकारियों की tafe, 
पदोन्‍नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में 
ST Rr cast ccsnsten शत तक दम मन पट 49 
भाग 1--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 
अधिसूचताए: 5५720 गत आस तर मर: 1 
भाग 1--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्‍नतियों, 


छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ..... 21 
भाग तर--खण्ड-1---अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ * 
भाग तर--खण्ड-1क---अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों 

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ * 
भाग तर--खण्ड-2---विधेयक तथा विधेयकों पर yar समितियों 

के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... * 


भाग पर--खण्ड-3---उप खण्ड (1)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और 
उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. * 

भाग तर--खण्ड-3-उप खण्ड (1)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 

आंकड़े प्राप्त नहीं ell 

1-421 GI/2023 (13) 


पृष्ठ सं. 


छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
आदेश और अधिसूचनाएं, ...........................- 
भाग तर--खण्ड-3-उप खण्ड (11)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य 
स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी 
प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत 
के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 
होते हैं). .................................................- 
भाग पर--खण्ड-4---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
नियम और आदेश. ...................................... 
भाग गा--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और 
महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, 
रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 
और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई 
अधिसूचनाएं, ....................-००«०««न्‍न्‍न्‍्नः्लल-->- 
भाग पा--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और 
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग ता--खण्ड-3--मुख्य agai के प्राधिकार के अधीन 
अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ....... 
भाग पा---खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों 
द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन 
और नोटिस शामिल हैं. ................................ 
भाग 1५--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा 
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ........... 
भाग ५--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों 
को SRT वाला सम्पूरक. ........................... 


* 


163 


* 


* 


1 


165 


* 


14 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 20, 2023 (PAUSA 30, 1945) 


[Part I—Sec. 1 


CONTENTS 


Page 

No. 
Part I—Section 1—Notifications relating to Non- 
Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of 


(other than the Ministry of Defence) and by 
the Central Authorities (other than the 
Administration of Union Territories) ..... 


the Government of India (other than the Part [—Section 3—Sus-SEcTIon (iii)—Authoritative 


Ministry of Defence) and by the Supreme 

COUP ese. मम मम 13 
Part --$8८70100 2—Notifications regarding 

Appointments, Promotions, Leave etc. of 

Government Officers issued by the 

Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) and 

by the Supreme Court ...................---०---- 49 
Part I—Section 3—Notifications relating to 


texts in Hindi (other than such texts, 
published in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India) of General Statutory Rules 
& Statutory Orders (including Bye-laws of 
a general character) issued by the Ministries 
of the Government of India (including the 
Ministry of Defence) and by Central 
Authorities (other than Administration of 
Union Territories) ........................-------------- 


Resolutions and Non-Statutory Orders Part I]—Section 4—Statutory Rules and Orders 


issued by the Ministry of Defence........... 1 
Part I—Section 4—Notifications regarding 

Appointments, Promotions, Leave etc. of 

Government Officers issued by the 


Ministry of Defence .....................--------०--- 21 
Part IJ—Section 1—Acts, Ordinances and 
RE Gta at 016: 3: ३४7 ५४२४ ४०ू० ३2 सकते ३ 2१ १र३३७४४ ६३३३९ ९०३३३ * 


Part II—Secrion 1A—Authoritative texts in Hindi 
language, of Acts, Ordinances and 
RESUlAIONS .६७ ६४४ ३०००४३:२७४३२२४ ने ०३३३-४२ ०४०० * 

Part Il—Section 2—Bills and Reports of the Select 


issued by the Ministry of Defence ........... 


Parr I1—Section 1—Notifications issued by the High 


Courts, the Comptroller and Auditor General, 
Union Public Service Commission, the 
Indian Government Railways and by 
Attached and Subordinate Offices of the 
Government of India ................----------००-०---- 


Part I[—Section 2—Notifications and Notices issued 


by the Patent Office, relating to Patents 
ANG 12681 818 ..६:.-३:०४३६०३४७४००३६४४०४३७७० ४७३४-७३ ४ ७८:४८ 


Committee on Bills |... ७३४४ eee * Part II—Section 3—Notifications issued by or under 


Part II—Section 3—SusB-SEcTION (i)—General 


the authority of Chief Commissioners ...... 


Statutory Rules (including Orders, Bye- Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications 


laws, etc. of general character) issued by the 

Ministry of the Government of India (other 

than the Ministry of Defence) and by the 

Central Authorities (other than the 

Administration of Union Territories) ......... * 
Part I]—Section 3—Sus-SEcTION (ii)—Statutory 


including Notifications, Orders, 
Advertisements and Notices issued by 
Statutory Bodies , ८८-८२ eee eee rectors 


Parr [V—Advertisements and Notices issued by Private 


Individuals and Private Bodies ................. 


Orders and Notifications issued by the Parr V—Supplement showing Statistics of Births and 


Ministries of the Government of India 


*Folios not received. 


Deaths etc. both in English and Hindi ...... 


Page 
No. 


163 


165 


भाग 1--खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 20, 2024 (पौष 30, 1945) 15 


भाग 1--खण्ड 1 
[PART L—SECTION 1] 
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] 


[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court] 


शिक्षा मंत्रालय 
(उच्चतर शिक्षा विभाग) 


नई दिल्‍ली, दिनांक 9 जनवरी 2024 


सं.10/14/2018-यू3(ए)---जबकि, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र ने मराठवाड़ा, जालना, 
महाराष्ट्र और भुवनेश्वर, ओडिशा में दो ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए दिनांक 25.07.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया था। 


2. और जबकि, समवत विश्वविद्यालय संस्थान के आवेदन की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी विशेषज्ञ समितियों के 
माध्यम से की गई थी। समिति ने समग्र मूल्यांकन के बाद यह सिफारिश की कि कतिपय शर्तों के साथ जालना (महाराष्ट्र और भुवनेश्वर (ओडिशा)) 
में ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया 
जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 


3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विचार करते हुए मंत्रालय ने रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत 
विश्वविद्यालय), मुंबई को यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन/नियमावली को संशोधित 
करने, आवश्यक प्रशासनिक और शैक्षिक सुविधाओं के सृजन, शिक्षक आवास, छात्रावासों, खेल और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए आवश्यक 
व्यवस्था करने, उपकरणों, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद और जालना (महाराष्ट्र) व भुवनेश्वर (ओडिशा) में प्रस्तावित दोनों ऑफ-कैम्पसों में 
शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पहचान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है। 


4. और आगे जबकि, समवत विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा दिनांक 22.04.2022 के पत्र सं.आईसीटी/वीसी/एबीपी/253 के माध्यम से 
प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित की गई थी। इसके जवाब में, अध्यक्ष, यूजीसी ने दिनांक 26.12.2023 के 
अपने पत्र संख्या 30-6/2018 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से, मराठवाड़ा, जालना (महाराष्ट्र) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में रासायनिक 
प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई के ऑफ-कैंपस केंद्रों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन से संबंधित मुद्दों की जांच हेतु एक विशेषज्ञ 
समिति का गठन किया है। 

5. और जबकि, समिति ने प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्रों का वर्चुअल दौरा करने, संस्थान के रिकॉर्ड का सत्यापन करने और समवत 


विश्वविद्यालय संस्थान की प्रस्तुति के आधार पर यह पाया कि प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र ऑफ-कैंपस की स्थापना हेतु सूचीबद्ध कुछेक मानदंडों 
जैसे प्रत्यायन, रैंकिंग, संबंधित नियामक निकाय का अनुमोदन, आदि को पूरा करते हैं। तथापि, समिति ने निम्नलिखित कमियों का संज्ञान लिया: 


1... मराठवाड़ा, जालना परिसर में केवल 476 छात्र और 23 संकाय सदस्य हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार 
ऑफ-कैंपस बनने के लिए न्यूनतम 1000 छात्रों की आवश्यकता है, जिनमें से 50 शिक्षकों के साथ कम से कम प्रत्येक पांचवां छात्र 
स्नातकोत्तर या शोध छात्र हो। 


ii, भुवनेश्वर परिसर में केवल 478 छात्र और 25 संकाय सदस्य हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार ऑफ-कैंपस बनने के 
लिए न्यूनतम 1000 छात्रों की आवश्यकता है, जिनमें से 50 शिक्षकों के साथ कम से कम प्रत्येक पांचवां छात्र स्नातकोत्तर या 
शोध छात्र हो। 


ii, भुवनेश्वर परिसर की लीज अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई लीज करार का नवीकरण 
करके लीज की अवधि को कम से कम 30 वर्ष तक बढ़ा सकता है। 
४. संगम ज्ञापन यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुरूप नहीं है। 
6. और आगे जबकि, समिति ने उपरोक्त समुक्तियां करते हुए सिफारिश की है कि यदि वह उपर्युक्त कमियों को दूर करता है तो 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय को मराठवाड़ा और भुवनेश्वर में रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई के 
ऑफ-कैंपस के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने और 2018-19 से 2022-23 तक उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को वैधता प्रदान करने के लिए 


16 भारत का राजपत्र, जनवरी 20, 2024 (पौष 30, 1945) [भाग 1---खण्ड 1 


सलाह दे सकता है। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 07.12.2023 को आयोजित 575वीं बैठक 
(मद संख्या 2.08) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। 


7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह 
पर मराठवाड़ा, जालना (महाराष्ट्र) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत 
विश्वविद्यालय), मुंबई को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से 2022-23 बैचों के दौरान इन परिसरों में प्रवेशित/उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को विधिवत 
मान्य करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करती Sl यह अनुमोदन इस शर्त के अध्यधीन है कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इंगित 
कमियों को समयबद्ध ढंग से ठीक करेगा। 


8. इस मंत्रालय की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यूजीसी और अन्य सांविधिक 
परिषदों द्वारा जारी नियमावली/विनियमों का रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई द्वारा पालन जारी रहेगा। 


पूर्णदु किशोर बनर्जी 
संयुक्त सचिव 


PART I—Sec. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 20, 2024 (PAUSA 30, 1945) 17 


MINISTRY OF EDUCATION 
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION) 


New Delhi, the 9th January 2024 


No. 10/14/2018-U3(A)—Whereas, Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai, 
Maharashtra had submitted application on 25.07.2018 for starting two Off-Campus Centres at Marathwada, Jalna, Maharashtra 
and Bhubaneswar, Odisha. 


2. And whereas, the application of the Institution deemed to be University was examined by UGC through its Expert 
Committees. The Committee, after overall assessment, recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to Institute of 
Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai for starting off-campus centres at Jalna (Maharashtra) and 
Bhubaneswar (Odisha) with certain conditions. The recommendations of the UGC Expert Committee were accepted by the 
Chairman, UGC. 

3. And whereas, considering the advice of UGC, the Ministry, issued Letter of Intent (Lol) to Institute of Chemical 
Technology (Deemed to be University), Mumbai for revising its MoA/Rules, creation of necessary administrative and academic 
facilities, making necessary arrangements for teacher accommodation, student hostels, sports and healthcare facilities, 
procurement of equipment, books and journals and identification of the teaching & non teaching staff in both the proposed 
off-campuses at Jalna (Maharashtra) and Bhubaneswar (Odisha) as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) 
Regulations, 2019. 


4. And further whereas, the compliance report submitted by the Institution deemed to be University, vide letter 
No. ICT/VC/ABP/253 dated 22.04.2022, were forwarded to UGC for verification and advice. In response, UGC, vide its letter 
No.30-6/2018 (CPP-I/DU) dated 26.12.2023, the Chairman, UGC constituted an Expert Committee to look into the issues 
related to ex-post facto approval for the off-campus centres of Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), 
Mumbai at Marathwada, Jalna (Maharashtra) and Bhubaneswar (Odisha). 


5. And whereas, the Committee, after conducting the virtual visit of the proposed off-campus centres, verifying the 
records of the Institution and based on the presentation of the Institution deemed to be University, observed that the proposed 
off-campus centres meet some of the criteria listed for the establishment of off-campus such as accreditation, ranking, approval 
of regulatory body concerned, etc. However, the following deficiencies were noticed by the Committee: 


1. There are only 476 students and 23 faculty members in the Marathwada, Jalna campus, whereas the requirement 
as per UGC Regulations, 2023 is minimum of 1000 students of which not less than one-fifth of the students are 
post-graduate or research students with 50 teachers to become off-campus. 


ii. There are only 478 students and 25 faculty members in the Bhubaneswar campus, whereas the requirement as 
per UGC Regulations, 2023 is minimum of 1000 students of which not less than one-fifth of the students are 
post-graduate or research students to become off-campus. 


iii. | Lease period of Bhubaneswar campus already expired. Institute of Chemical Technology, Mumbai may extend 
the lease period for not less than 30 years by renewing the lease agreement. 


iv. MoA is not in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023. 


6. And further whereas, the Committee, while making the above observations, recommended that the UGC may advise 
the Ministry of Education for granting ex-post facto approval for the off-campuses of the Institute of Chemical Technology 
(Deemed to be University), Mumbai at Marathwada and Bhubaneswar and validation of the degrees of the students passed out 
from 2018-19 to 2022-23 if it rectifies the above-mentioned deficiencies. The recommendations of the UGC Expert Committee 
were considered and approved by the Commission in its 575" meeting (Item No 2.08) held on 07.12.2023. 


7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, 
on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), 
Mumbai for starting Off-Campus Centre at Marathwada, Jalna (Maharashtra) and Bhubaneswar (Odisha) duly validating the 
degrees of the students admitted/passed out in these Campuses during Academic Year 2018-19 to 2022-23 batches. This 
approval is further subject to condition that the Institution shall rectify the deficiencies pointed out by the UGC Expert 
Committee in a time bound manner. 

8. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of 
UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Institute of Chemical Technology 
(Deemed to be University), Mumbai. 

PURNENDU KISHORE BANERJEE 
Joint Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, fret रोड, नई दिल्‍ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्‍ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित 
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-1 10054 kshitiz 


Mohan === 


